रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


ANd =: राज्जपतन्र 


Che Gazette of Jndia 


Ot. GH. -S7.Wet.-37.-29052024-25443 
CG-DL-E-29052024-25443 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I—ave 
PART I—Section | 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 44] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 
No. 44] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2024/JYAISHTHA 8, 946 


लोक सभा सचिवालय 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 29 मई, 2024 


सं. 4/4/सी॥/2024.--दिनांक 22 मई, 2024 को लोक सभा समाचार भाग दो में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा 
को WAIT आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:- 


“सं, 8266 समिति शाखा- एक 
लोक सभा अध्यक्ष के निदेश (नौवां संस्करण) में संशोधन 


लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में, अध्यक्ष ने 
निम्नलिखित नए निदेश जारी किए हैं, जो दिनांक 27.05.2024 4 प्रभावी होंगे:- 


“लोक सभा के पटल 46%. (॥) स्थापित प्रथा के अनुसार, लोक सभा के पटल पर रखे जाने वाले सरकारी पत्रों की 


पर सरकारी पत्रों प्रतियां मंत्रालयों/विभागों से भौतिक रूप में प्राप्त की जाती हैं, जो संबंधित मंत्री द्वारा उचित 
का डिजिटल रूप में 


वी जात प्रकार से प्रमाणित होती हैं और जिन पर स्थान, तिथि और हस्ताक्षरी का नाम तथा पदनाम 


लिखा होता है। 


3265 GI/2024 () 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc.]] 


(2) तथापि, जो मंत्रालय/विभाग अपने पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना चाहते हैं, वे 
सरकारी पत्रों की डिजिटल प्रतियां (पीडीएफ/ए फॉर्मेट में) इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसी 
रीति से, जो सचिवालय विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते कि वे पटल पर रखे 
जाने वाले ऐसे पत्रों के डिजिटल हस्ताक्षर सहित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से प्राप्त 
करने और प्रमाणन हेतु सचिवालय द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, को पूरा करते हों। 


(3) यद्यपि जिन मंत्रालयों/विभागों ने सभा पटल पर पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के 


विकल्प का चयन नहीं किया है, उनके लिए सभा पटल पर रखने के प्रयोजनार्थ पत्रों की 
भौतिक प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने की प्रथा जारी रहेगी। ” 


उत्पल कुमार सिंह, महासचिव” 


LOK SABHA SECRETARIAT 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th May, 2024 


No. 4/I/CI/2024.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin-Part II dated 22 May, 
2024, is hereby published for general information:- 


“No. 8266 


Committee Branch-I 


Amendment to the Directions by the Speaker, Lok Sabha 


(Ninth Edition) 


In pursuance of Rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition), the 
Speaker has issued the following new Direction which shall come into existence w.e.f. 2.05.2024:- 


“Digital Laying of 
Official Papers on the 
Table of the Lok Sabha 


6A. (l) As per the established practice, copies of official papers to be laid on the 
Table of the Lok Sabha are received from Ministries/Departments in physical form, 
duly authenticated by the Minister concerned, bearing the place, date and the name of 
the signatory with designation. 


(2) | However, the Ministries/Departments desiring to lay their papers in 
electronic form may submit digital copies (in PDF/A format) of official papers 
by electronic mode, in such manner as the Secretariat may specify, subject to 
the fulfillment of the conditions, if any, laid down by the Secretariat for 
receiving and authentication through electronic signature including digital 
signature of such papers to be laid on the Table. 


(3) | For Ministries/Departments not opting for laying of papers on the Table 
in electronic form, the practice of receipt of physical authenticated copies of 


papers for laying purposes shall, however, continue.” 


UTPAL KUMAR SINGH, Secy. General’’ 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-0054. 


MANOJ KUMAR wanes koma कक 


VERMA 


22:3:46+0530' 


